रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/ 99 


REGD . NO. D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
* The Gazette of Iridia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) . 
PARTIL - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 3961 
No. 396 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , अप्रैल 21 , 2004/ वैशाख 1, 1926 
NEW DELHI , WEDNESDAY , APRIL 21 , 2004/VAISAKHA 1, 1926 


- 


- 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 अप्रैल, 2004 

सं. 38 /( आर ई- 2003 )/ 2002 - 2007 
का . आ . 519( अ ). - समय - समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति , 2002 - 2007 के पैराग्राफ 1.1 के साथ पठित विदेश व्यापार 
( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात नीति, 
2002 - 2007 ( 31 -3 -2003 तक यथा संशोधित ) में निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है : 

1. सार्वजनिक सूचना सं. 40 दिनांक 28 -1 -2004, के पैरा 2 और 3 की शर्तों के अनुसार , स्तर धारकों हेतु हकदारी के आकलन के लिए 
कतिपय उत्पादों के निर्यात के साथ - साथ कतिपय उत्पादों के आयात को शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण पत्र के दायरे से हटा लिया गया था । उक्त प्रावधान 
को निर्यात आयात नीति की अधिसूचना सं. 28 दिनांक 28 -1 - 2004 को ठीक करके एतद्वारा निम्नानुसार जोड़ा जाता है : 

अध्याय 3 में पैराग्राफ 3.7.2.1 में , उपपैराग्राफ ( vi ) के बाद , टिप्पणी 5 के बादनिम्नलिखितटिप्पणी जोड़ी जाती है, यथा : 

"टिप्पणी 6. निम्नलिखित उत्पादों और उत्पादों की श्रेणियों के निर्यात को स्तरधारकों हेतु शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र के तहत 
हकदारी के आंकलन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी : 

( क ) रफ , बिना कटे और अर्द्ध पालिश्ड हीरे । 
( ख ) किसी भी रूप में सोना चांदी उनसे बने सादे आभूषण । 
( ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित केन्द्रीय पूल से प्राप्त खाद्यान्न । 
( घ ) शुल्क मुक्त पोत लदान बिलों के तहत निर्यातित मदें । 
टिप्पणी 7. --- स्तर धारकों हेतु शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र के तहत निम्नलिखित मदों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी : 
( क ) कृषि उत्पाद, जो निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस ) वर्गीकरण के अध्याय 1- 24 के अंतर्गत आते हैं । " 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

[ फा. सं. 01 /94/180 /10/ ए एम 04 / पी सी -4 ] 

एल . मानसिंह, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


1310 GI /2004 


3 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II Sec . 3(ii)] 


; 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

NOTIFICATION 
New Delhi the 21st April, 2004 

No. 38/(RE 2003) 2002--- 2007 ** 
S . O . 519 ( E ).- - In exercise ofpowers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regula 
tion ) Act, 1992 read with Paragraph 1.1 of the Export and Import Policy , 2002--- 2007, as amended from time to time,the 
Central Government hereby makes the following correction in Exim Policy, 2002 ---2007 (as amended ) upto 31-3-2003 : 

1. In termsof para 2 and 3 ofthe Public Notice No .40 dated 28-01-2004 , exports of certain products for calculation 
of entitlementas well as imports of certain products were excluded from the purview of the Duty Free Entitlement Certificate 
for Status Holders . The said provision is hereby inserted in the Exim Policy by correcting Notification No . 28 dated 
28 -01-2004 as under : 

In Chapter 3, in paragraph 3.7.2.1, after sub -paragraph (vii), the following note is inserted after Note 5 , 
namely :-- - 

" Note 6.--- The export of the following products and categories of products would not be permitted for counting 
entitlementunder the Duty Free Entitlement Certificate for Status Holders. 

a Rough ,uncut and semi-polished diamonds. 
b . Gold , silver in any form including plain jewellery thereof. 
c. Foodgrains sourced from central pool maintained by FCI. 
d. Itemsexported under free shipping bills. 

Note 7.- - The following itemswould not be allowed for imports under Duty Free Credit Entitlement Certificate for 
Status Holders : 

a. Agricultural products, which fall under Chapters 1- 24 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.” 
This issues in Public Interest. 

[F . No. 01/94 /180/ 10/AM04 /PC - IV } 
L . MANSINGH , Director General ofForeign Trade 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


